PO 


. 


. 


. 


. 
. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

28 ज्येष्ठ 1936 ( श० ) 
संख्या 25 राँची, बुधवार 

18 जून , 2014 (ई०) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 199- 208 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग- 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


200 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 18 जून , 2014 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
4 जून , 2014 


संख्या -4 अवकाश-05 -222014 का . 4988-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री अमित बेसरा , 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतराय, गोड्डा को दिनांक 4 फरवरी, 2013 से 14 अप्रैल, 2013 तक 
उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
10 जून , 2014 


संख्या -13/ न्या . विविध- 08 / 2014 का०6032 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा, पीठासीन पदाधिकारी , राज्य परिवहन अपीलीय, न्यायाधिकरण , राँची , 
जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को झारखंड सेवा संहिता के नियम 74 ( ख ) (ii) के 
अन्तर्गत उनपर यह अधिसूचना तामील होने की तिथि अथवा 20 जून , 2014, जो भी पहले हो , से 
लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्व लिखित सूचना के बदले 
तीन महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि ( सत्कार भत्ता छोड़कर ) दे दी जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


201 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 18 जून , 2014 

आदेश 
10 जून , 2014 


संख्या-4/ वरीयता- 01 - 04 / 2014 का .-6037-- विभागीय आदेश संख्या- 6385, दिनांक 
24 नवम्बर , 2003 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वरीयता सूची निर्गत की 
गई है। उक्त के क्रमांक - 731 पर अंकित श्री कृष्ण कुमार सिंह, झा0प्र0से0 का गृह जिला- पूर्वी 
सिंहभूम (जमशेदपुर ) अंकित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
12 जून , 2014 


संख्या-3/नि0सं0- 09 -16/ 2014 का .- 6149 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री चन्द्र किशोर 
उरांव, राजस्व पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची को दिनांक 10 फरवरी , 2014 से 
12 मार्च, 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत 
स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


202 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार , 18 जून , 2014 


अधिसूचना 
12 जून , 2014 


संख्या -3/ नि0सं0- 09- 03 / 2014 का .- 6150-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री शिवेन्द्र सिंह, उप 
विकास आयुक्त, सिमडेगा को दिनांक 7 जून , 2013 से 24 जून , 2013 तक उपार्जित अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
13 जून , 2014 


संख्या - 3/नि0सं0-09 -67 / 2014 का . 6175 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती मंजू रानी 
स्वांशी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा को दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को उपार्जित 
अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 18 जून , 2014 


203 


अधिसूचना 
13 जून , 2014 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 63 / 2013 का0-6189 -- श्री शिव शरण दूबे, जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश-I, जामताडा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 
2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि 
में प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500 /- ( पाँच सौ रूपये मात्र ) के वेतन वृद्धि की 
स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री दूबे की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 27 सितम्बर , 2012 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
13 जून , 2014 


संख्या -6/पेंशन- 1- 20/ 2014 का . 6205 - स्व० फिलीप मिंज, झा०प्र०से० , पूर्व कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, राँची द्वारा (1) दिनांक 21 अप्रैल, 1998 से 6 मई , 1998 तक ( 2) दिनांक 
11 दिसम्बर, 1999 से 22 जनवरी , 2002 तक (3) 18 मई, 2003 से 3 जून, 2003 तक एवं 
( 4 ) 7 दिसम्बर, 2003 से 25 मई, 2004 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को असाधारण 
अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


204 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार , 18 जून , 2014 


अधिसूचना 
16 जून , 2014 


संख्या- 13/वरीय नि0 सं0-48/ 2014 का०- 6222-- श्रीमती रीता मिश्रा, अपर न्यायायुक्त-III 
सह- फास्ट ट्रैक कोर्ट (C.A. W.), राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली, 2001 के नियम -7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) के 
वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्रीमती मिश्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
27 सितम्बर , 2012 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
16 जून , 2014 


संख्या -13/ वरीय नि0 सं0- 59 / 2014 का0- 6224-- श्री अरुण कुमार गुप्ता नं०. 1, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली, 2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर 
जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र ) 
के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री गुप्ता की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 25 अगस्त , 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार , 18 जून , 2014 


205 


अधिसूचना 
16 जून , 2014 


संख्या - 13/ वरीय नि0 सं0 - 42 / 2014 का0- 6225 -- मो० अशरफ हुसैन अंसारी, सेवानिवृत्त जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली, 2001 के नियम - 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला 
न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप योगदान की तिथि से रू 500/- ( पाँच सौ रूपये मात्र ) के 
वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री अंसारी की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 
1 जुलाई, 2004 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
16 जून , 2014 


संख्या-13/वरीय नि0 सं0- 10 /2014 का0 - 6226 -- श्री जय प्रकाश सिंह, प्रधान न्यायाधीश, 
कुटुम्ब न्यायालय, कोडरमा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली, 2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये 
मात्र ) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 14 नवम्बर , 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


206 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार , 18 जून , 2014 


अधिसूचना 
16 जून , 2014 


संख्या - 13/ वरीय नि0 सं0 - 72 / 2014 का0- 6227 -- श्री प्रभात कुमार उपाध्याय , जिला एवं अपर 
सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०, धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 
( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 
500/ - (पाँच सौ रूपये मात्र ) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री उपाध्याय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 14 नवम्बर, 2011 


है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
16 जून , 2014 


संख्या-13/ वरीय नि0 सं0-02 /2013 का0 - 6228 -- श्री बीरेश्वर झा " प्रवीर ", सेवानिवृत्त पीठासीन 
पदाधिकारी, श्रम न्यायालय , जमशेदपुर को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा 
शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम - 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर 
जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप योगदान की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये 
मात्र) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री झा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 1 जुलाई , 2004 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार , 18 जून, 2014 


207 


अधिसूचना 
16 जून , 2014 


संख्या-13/वरीय नि0 सं0-50/ 2013 का0 -6229-- श्री अनिल कुमार आर्य, सेवानिवृत्त अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, संप्रति अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, कोडरमा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 
( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम - 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप योगदान की तिथि 
से रू 500/-(पाँच सौ रूपये मात्र) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री आर्य की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 1 जुलाई , 2004 


tic 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


208 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 18 जून , 2014 

प्रकाशनार्थ सूचना 


SUJAG के अभिभावक SRI MAHANTH OJHA एवं VIJAYA OJHA के 
बदले शपथ पत्र सं० 47 दिनांक 6 मार्च, 2014 के अनुसार अभिभावक के बदले नाम 
पिता SRI ROBINSON TIWARI एवं माता SMT . NIBHA RANI होगा । 
SUJAG के पिता का नाम SRI ROBINSON TIWARI एवं माता का नाम SMT . 
NIBHA RANI है । 


MAHANTH OJHA 
RESIDENCE -QR . NO . CD 472 

SECTOR III , H .E .C . COLONY 
DHURWA, RANCHI 
PIN- 834004. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 25 - 50 | 


